निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 445 ) पटना , सोमवार , 18 मार्च 2019 


सं० 3 / एम0 - 02 / 2019 - 3366 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

___ 12 मार्च 2019 
विषय: - बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में विभिन्न मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र / डिग्रियों की 

समानता एवं समकक्षता के संदर्भ में । 

बिहार राज्य के अधीन विभिन्न सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु विभिन्न मदरसा बोर्डों द्वारा प्रदत्त प्रमाण 
पत्र / डिग्रियों की समानता एवं समकक्षता निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

2. सामान्य प्रशासन विभाग ( तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ) के आदेश 
संख्या - 8 - आर0 - 1 - 1010 / 76शि०को0 - 4226 दिनांक - 11.03.1977 द्वारा विभिन्न सरकारी सेवा में नियुक्ति या प्रवेश पाने 
हेतु मदरसा परीक्षा बोर्ड, बिहार द्वारा नये पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं 
डिग्री को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं राज्य के परिगणित विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण 
पत्रों एवं डिग्री की समानता एवं समकक्षता निर्धारित है । 

3. बिहार सरकार के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु ऐसे आवेदकों के आवेदन भी प्राप्त हो रहे हैं जिनके द्वारा अन्य 
राज्यों के मदरसा बोर्ड से डिग्री / प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हैं । परन्तु अन्य राज्यों के मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त 
डिग्री / प्रमाण पत्रों की समकक्षता से संबंधित राज्य सरकार का कोई निर्णय संसूचित नहीं है । अतः ऐसे आवेदकों की 
नियुक्ति के संदर्भ में विचार कर समुचित निर्णय लिये जाने हेतु अन्य राज्यों के मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिग्री / प्रमाण 
पत्रों की समकक्षता के संदर्भ में प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया है । 

___ 4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय 
आदेश संख्या - 42012 / 13 / 2007 - स्था० ( डी०) दिनांक - 23. 02.2010 द्वारा केन्द्र सरकार में नियोजन हेतु विभिन्न राज्यों 
के मदरसा बोर्डों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों / डिग्रियों की समकक्षता एवं मान्यता के संदर्भ में निर्णय संसूचित है । 

5. सम्यक विचारोपरान्त बिहार राज्य के अधीन नियुक्तियों में विभिन्न मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण 
पत्रों / डिग्रियों की समानता एवं समकक्षता के संदर्भ में निम्नांकित निर्णय संसूचित किया जाता है 

तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश संख्या - 8 - आर0 - 1 - 1010 / 
76शि०को0 - 4226 दिनांक - 11.03. 1977 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाय । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 मार्च 2019 


अन्य राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त डिग्री / प्रमाण पत्र के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश 
संख्या - 42012 / 13 / 2007 - स्था० ( डी0 ) दिनांक - 23. 02.2010 द्वारा संसूचित निर्णय का अनुपालन 

किया जाय । 
6. यह तुरत प्रवृत्त होगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के 

असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार , 
पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग , पटना / सचिव , बिहार कर्मचारी चयन आयोग , 
पटना / सचिव , बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना / सरकार के सभी 
विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को 
सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


सरकार सेवा में नियुक्ति हेतु मदरसा बोर्ड द्वारा नये 
पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं डिग्री की समकक्षता 
बिहार सरकार । कार्मिक विभाग । आदेश संख्या - 8 / आर| 1010 / 76शि . का . दिनांक - 4226 दिनांक - 11. 03. 77 

विभिन्न सरकारी सेवा में नियुक्ति या प्रवेश पाने हेतु मदरसा परीक्षा बोर्ड बिहार द्वारा नए पाठ्यक्रम के आधार 
पर प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं डिग्री को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं राज्य के परिगणित 
विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं डिग्री के समान एवं समकक्षता निम्नांकित रूप से सरकार प्रदान 
करती है 
मदरसा बोर्ड द्वार दिए जानेवाले समकक्ष सामान्य प्रमाण पत्र / डिग्री सरकारी सेवा में 
डिग्री / प्रमाण पत्र 

प्रवेश हेतु मान्यता 
वस्तानियाँ प्रमाण - पत्र मिडिल स्कूल प्रमाण - पत्र 

मिडिल स्कूल प्रमाण - पत्र 
फौकानियाँ 

माध्यमिक परीक्षा समिति प्रमाण - पत्र मैट्रिक 
मौलवी प्रमाण - पत्र 

विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट प्रमाण - पत्र आई. ए. 
आलम डिग्री 

विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री 


बी . ए . 


उपर्युक्त समकक्षता एवं मान्यता उस समय से लागू होगी जब उपर्युक्त चारो श्रेणी में नवीन पाठ्यक्रम से 
उत्तीर्ण विद्यार्थी सरकारी सेवा में प्रवेश पाने या नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के रूप में उपलब्ध होंगे । 


मुकुन्द प्रसाद 
सरकार के अपर सचिव 


File No. 42012/ 13/ 2007 - Estt ( D ) 

Government of India 
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions 

Department of Personnel & Training 
Establishment. ( D ) Section 

New Delhi the 23rd February , 2010 

Office Memorandum 
Subject:- Recognition of Certificates/ Qualifications issued by State Madarsa Education 

Boards for the purpose of employment under the CentralGovernment . 

The undersigned is directed to say that the Central Government has accepted the 
following recommendations relating to equivalence and the guiding principles that should be in place 
for grant of such equivalence to the various examinations conducted by the Madarsa Boards of the 
country with those of the main stream Boards of Secondary and Senior Secondary Education for the 
purpose of Higher Education as the case may be 


ER TOE ( 37TETU ), 18 HIT 2019 


3 


(i) The Madarsa seeking equivalence need to affiliate themselves with the 

corresponding State Madarsa Board 
In a state which has no functioning Madarsa Board the Madarsas existing in that 
state may affiliate themselves to the Madarsa Board of any other neighbouring 
state , so that the students enrolled in Madarsas do not face any difficulty in their 

attempt at horizontal and vertical mobility and employment. 
( iii) The Certificates/ qualifications of the Madrasa Board which have been granted 

equivalence by the corresponding State Board of Education to that of their 
Secondary and Senior Secondary qualifications may be considered equivalent by 
the Central Board of Secondary Education (CBSE ), Council of Boards of School 
Education in India (COBSE ) and /or by any other School Examination Board , for 

the purpose of employment. 
The Government of India , in consultation with Ministry of HRD have decided to recognize 
the certificates/ qualifications issued by the following state Madarsa Education Boards for the 
purpose of employment under the CentralGovernment. 
Sl. Name of the Board Examination Conducted 

Equivalence to 
No. 

Classes 
Bihar State Madarsa Wastania , 

VIII 
Education Board , Fauquania, 

X 
Patna , Bihar. Maulvi 

XII 
West Bengal Board of High Madrasa Alim 
Madarsa Education , Fazil 

XII 
Kolkata, West Bengal 
Chhattisgarh Madarsa Urdu Adib , Urdu Mahir Urdu Moullim , 
Board Raipur, High Scholl Patrachar Pathyakram 
Chhattisgarh 

Adim Higher Secondary Patrachar 
Pathyakram 

XII 
Madhya Pradesh Middle, 

VII 
Madarsa Board , Urdu Adeeb , Urdu Mahir Urdu Moullim 
Bhopal, Mp, 

Maulvi Madhyamik , 
Alim , Higher Secondary 

XII 
5 Up Madarsa Education Munshi, Moulvi, 
Board , lucknow , Up , Alim 

XII 

( A . K . Srivastava ) 
Under Secretary to the Government of India . 


X 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
ET TOT ( 3FITETUT) 445 -571 + 10 stodontol 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


